पंजीयन क्रमांक 
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.” 


“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक 
शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक 
टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक 
जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. 
से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.” 


छत्तीसगढ़ राजपत्र 


प्राधिकार से प्रकाशित 


क्रमांक 48 ] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 1 दिसम्बर 2023--अग्रहायण 10, शक 1945 
विषय--सूची 
भाग 1.--(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, भाग 3.--(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय 
(3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) सूचनाएं, 


राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और 
अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, भाग 4.--(क) (1) छत्तीसगढ़ विधेयक, (2) प्रवर समिति के 


(7) लोक-भाषा परिशिष्ट, प्रतिवेदन, (3) संसद में पुर:स्थापित विधेयक, (ख) (1) 
अध्यादेश, (2) छत्तीसगढ़ अधिनियम, (3) संसद्‌ के 
भाग 2.--स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं. अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम. 


भाग १ 


राज्य शासन के आदेश 


सामान्य प्रशासन विभाग 
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर 


नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 6 अक्टूबर 2023 
क्रमांक एफ 7-1/2011/1-3.--छत्तीसगढ़ अधोसंरचना विकास निगम (CIDC) के नियंत्रणाधीन विघटित परिवहन निगम के दिवंगत 
कर्मचारियों के आश्रित सदस्य को शिक्षाकर्मी वर्ग-3 के पद पर अनुकम्पा नियुक्ति दिये जाने हेतु संदर्भित परिपत्र द्वारा निर्देश जारी किया गया 
था. 
2. सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक एफ 4-1/2020/एक/6, दिनांक 17-03-2020 द्वारा छत्तीसगढ़ अधोसंरचना विकास निगम 
(CIDC) का प्रशासकीय विभाग छत्तीसगढ़ शासन, जल संसाधन विभाग को घोषित किया गया है, अर्थात्‌ सी.आई .डी.सी. का प्रशासनिक नियंत्रण 


जल संसाधन विभाग के अधीन है. 


3091 


संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित--2023. 


3092 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 1 दिसम्बर 2023 [ भाग 1 


3. चूंकि वर्तमान में शिक्षाकर्मी वर्ग-3 का पद अस्तित्व में नहीं है तथा सी.आई.डी.सी. अंतर्गत विघटित राज्य परिवहन निगम के दिवंगत 
अधिकारी/कर्मचारियों के आश्रित परिवार के सदस्य को अनुकम्पा नियुक्ति दिये जाने के संबंध में जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल 
नगर द्वारा आदेश क्रमांक एफ 09-01/31/स्था./2020, दिनांक 13-12-2022 जारी किया गया है. 


4 अतः सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक एफ 7-1/2011/1-3, दिनांक 19 जुलाई, 2011 एतद्द्वारा निरस्त किया जाता 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 
कमलवप्रीत सिंह, सचिव. 


गृह (पुलिस) विभाग 
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर 


नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 7 नवम्बर 2023 


क्रमांक एफ 1-3/2023/दो-गृह/भापुसे .--राज्य शासन एतद्द्वारा भारतीय पुलिस सेवा के निम्नांकित अधिकारियों को उनके वर्तमान 
कर्तव्यों के साथ-साथ उनके नाम के सम्मुख कालम-4 में दर्शित पद का अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता 


va 


am. अधिकारी का नाम वर्तमान पदस्थापना इकाई का नाम 
(1) (2) (3) (4) 
1... श्री शंकरलाल बघेल सेनानी, सीटीजेडब्ल्यू कॉलेज, कांकेर सेनानी, 16वीं वाहिनी, छसबल, नारायणपुर 
( भापुसे-2010) 
2. श्री अजातशत्रु बहादुर सिंह सेनानी, 9वीं वाहिनी, SAA, दन्तेवाड़ा सेनानी, 19वीं वाहिनी, छसबल, जगदलपुर 
( भापुसे-2011) 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 
मनोज कुमार श्रीवास्तव, अवर सचिव. 


विधि और विधायी कार्य विभाग 


मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर 
नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 31 अक्टूबर 2023 


क्रमांक 12841/21-आ/स्था./छ.ग./2023.--राज्य शासन, इस विभाग के निम्नलिखित अधिकारियों की वर्ष, 2024 में अपनी अधिवार्षिकी 
आयु 62 वर्ष पूर्ण करने के फलस्वरूप तालिका में अंकित अधिकारियों के नाम के समक्ष स्तंभ क्रमांक 4 में उल्लेखित दिनांक से सेवानिवृत्त किये 
जाने की एतद्द्वारा स्वीकृति प्रदान करता है :-- 


क्र. अधिकारी का नाम तथा जन्मतिथि अधिवार्षिकी आयु सेवानिवृत्ति 
'पदनाम पूर्ण होने की तिथि दिनांक 
(1) (2) (3) (4) (5) 
1. श्री उमेश कुमार काटिया 08-06-1962 30-06-2024 30-06-2024 


अतिरिक्त सचिव 


भाग 1 ] छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 1 दिसम्बर 2023 3093 


(1) (2) (3) (4) (5) 
2. श्री योगेन्द्र सिंह 01-09-1962 31-08-2024 31-08-2024 
अवर सचिव 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 
रजनीश श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव. 


श्रम विभाग 
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर 


नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 19 अक्टूबर 2023 


क्रमांक एफ 8-1/2015/16.--छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 19-10-2023 में विधानसभा 
सामान्य निर्वाचन-2023 के सिलसिले में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान हेतु संबंधित जिलों में मतदान की नियत तिथि को सार्वजनिक 
अवकाश घोषित किया गया है. 


> इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र दिनांक 10-10-2023 के अनुसार मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के पत्र क्रमांक 4559, 
दिनांक 09-10-2023 के साथ भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली के पत्र क्रमांक ECI/PN/57/2023, दिनांक 09-10-2023 द्वारा जारी दिशा- 
निर्देशों के तहत्‌ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135ख, “मतदान के दिन कर्मचारियों को सवेतन अवकाश की मंजूरी” में उल्लेखित 
प्रावधान अनुसार विधानसभा आम निर्वाचन-2023 हेतु नियत मतदान में कारखाना अधिनियम 1948 तथा छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना अधिनियम- 
1953 के अंतर्गत आने वाले कारखानों/संस्थाओं के स्थापनाओं में कार्यरत प्रत्येक श्रमिक/कर्मचारियों को मतदान के दिन अर्थात्‌ प्रथम चरण 
दिनांक 07-11-2023 (मंगलवार) एवं द्वितीय चरण 17-11-2023 (शुक्रवार) को राज्य शासन एतद्द्वारा संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में सवेतन 
अवकाश घोषित करता है. 


3. साथ ही कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के पत्र क्रमांक 439/स्था./वि.स.नि./2023/4666, दिनांक 10-10-2023 के अनुसार 
मध्यप्रदेश एवं तेलंगाना राज्य के विधानसभा सामान्य निर्वाचन-2023 हेतु क्रमश: मतदान तिथि दिनांक 17-11-2023 एवं 30-11-2023 को 
नियत है, Sad पड़ौसी राज्य के बहुत से मतदाता जो छत्तीसगढ़ में निजी या सार्वजनिक प्रतिष्ठानों/दुकान, औद्योगिक उपक्रम या कारोबार/व्यवसाय 
में नियोजित है, ऐसे नियोजित/कार्यरत्‌ संबंधितों को भी उनके गृह राज्य के मतदान दिवस के दिन सवैतनिक अवकाश प्रदान किया जाता है. 


4. साथ ही ऐसे कारखाने जो सप्ताह में सातों दिन कार्य करते हैं, वहां प्रथम एवं द्वितीय पॉली के श्रमिकों को मतदान के दिन 02-02 घंटे 
का अवकाश घोषित किये जाने तथा जो कारखाने निरंतर प्रक्रिया के अंतर्गत आते हैं, उनमें काम करने वाले श्रमिकों को बारी-बारी से मतदान करने 
की सुविधा दी जाये. 


उपरोकतानुसार मतदान की सुविधा समस्त कार्यरत्‌ श्रमिक अथवा कर्मचारियों चाहे वे दैनिक वेतनभोगी/आकस्मिक श्रमिक हो, उनको 
प्रदान किया जावेगा. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 
राकेश साहू, अवर सचिव. 


3094 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 1 दिसम्बर 2023 [ भाग 1 


राजस्व विभाग 
कार्यालय, कलेक्टर, जिला गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, 
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग 


गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही, दिनांक 3 नवम्बर 2023 


क्रमांक 4672/अ-82/2023-24.--चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित 
भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. 
अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद्‌ पश्चात्‌ अधिनियम 
2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती 
है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का 
प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-- 


अनुसूची 
भूमि का वर्णन धारा 12 के द्वारा सार्वजनिक प्रयोजन 
जिला तहसील नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल प्राधिकृत अधिकारी का वर्णन 
(हेक्टेयर में ) 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
Wawel = पेण्ड्रारोड टीकरकला 0.332 कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण सड़क निर्माण कार्य 
मरवाही Ue. 19 विभाग पेण्ड्रा संभाग, पेण्ड्रारोड. गौरेला बायपास मार्ग, 


भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 
प्रियंका ऋषि महोबिया, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव., 


विभाग प्रमुखों के आदेश 


नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकारी 
(रायपुर विकास प्राधिकरण) 


रायपुर, दिनांक 6 अक्टूबर 2023 


क्रमांक 3733/यो.शा./वि.प्रा./2016.--छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन्‌ 1973) की धारा 50 की 
उपधारा (4) के अधीन नगर विकास योजना क्रमांक-04 (कौशल्या माता विहार) क्षेत्र के लिए यथा अनुमोदित नगर विकास स्कीम को 
सर्वसाधारण की जानकारी के लिए wager छत्तीसगढ़ राजपत्र दिनांक 16-07-2010 को प्रकाशित किया गया है. 


उक्त नगर विकास स्कीम नगर विकास योजना क्रमांक-04 (कौशल्या माता विहार) राजपत्र में प्रकाशन की तारीख दिनांक 16-07- 
2010 से प्रवर्तित हो चुकी है, sat योजना में शामिल भूमियों में से निम्नानुसार भूमियों को मंत्रिपरिषद्‌ (आयटम क्रमांक 58.26) दिनांक 


भाग 1 ] छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 1 दिसम्बर 2023 3095 


26 सितम्बर 2023 के निर्णयानुसार नगर विकास योजना क्रमांक-04 (HTM माता विहार) हेतु अधिग्रहण से मुक्त की जाती है, सर्वसाधारण की 
जानकारी के लिए एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है. 


खसरों का विवरण निम्नानुसार है :-- 


ग्राम डूण्डा YW. 519/2/क, 520/2, 520/4, 520/3, 521/2, 521/5, 552/1, 561/7, 561/1, 572/1, 521/4, 521/1, 521/3, 
252/2, 515/1, 515/2, 515/3, 556/1, 556/2, 556/3, 561/4, 564/3, 571, 572/2, 573, 561/2, 563/1, 563/3, 
564/8, 516/3 


No. 3733/41.311./f4.91./2016.— As per the resolution passed by Council of Ministers (item no. 58.26) on 
26-09-2023 following lands are excluded from the acquisition under Town Development Scheme no. 04 (Kaushalya 
Mata Vihar). 


Details of Village and Khasra No. as under :— 


Village Dunda_ Kh No. 519/2/%, 520/2, 520/4, 520/3, 521/2,521/5, 552/1, 561/7, 561/1, 572/1, 521/4, 521/1, 
521/3, 252/2, 515/1, 515/2, 515/3, 556/1, 556/2, 556/3, 561/4, 564/3, 571, 572/2, 573, 561/2, 
563/1, 563/3, 564/8, 516/3 


सुभाष धुप्पड़, 
अध्यक्ष, 


कार्यालय कलेक्टर (भू-अभिलेख शाखा) जिला बलरामपुर-रामानुजगंज (छ.ग.) 


बलरामपुर, दिनांक 11 सितम्बर 2023 


क्रमांक/1374/अ. भू अ./स्था./2023.--मैं रिमिजियुस एक्का, कलेक्टर जिला बलरामपुर-रामानुजगंज एतद्द्वारा छ.ग. भू-राजस्व संहिता 
1959 की धारा, 64 एवं 73 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला बलरामपुर-रामानुजगंज अंतर्गत तहसील वाड्रफनगर के राजस्व ग्राम 
रूपपुर, जमई के आंशिक भाग को अपवर्जित करते हुए नवीन राजस्व ग्राम “भोदर” घोषित करता हूँ. नवीन ग्राम भोदर का संरचना निम्नानुसार 
होगा :-- 


ग्राम रूपपुर एवं जमई की भौगोलिक क्षेत्रफल में हुए परिवर्तन की जानकारी 


भौतिक जानकारी जनसंख्या विवरण 
ial 
पुरूष | महिला योग 


ग्राम का नाम 


62.92 


100.89 


140 50.51 31.30 81.81 55 168 323 


192.22 191 


3096 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 1 दिसम्बर 2023 [ भाग 1 


ग्राम का नाम 


ग्राम भोदर, तहसील वाड्फनगर 


5 
9 


पूर्व 
पश्चिम 


रिमिजियुस want, 
कलेक्टर, 


उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं 


HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR 


Bilaspur, the 7th October 2023 


No. 61/L.G./2023/I-3-2/2009.—Shri Jaideep Vijay Nimonkar, the then District & Sessions Judge, Balrampur 
at Ramanujganj is hereby, granted earned leave for 06 days from 31-07-2023 to 05-08-2023 along with permission to 
remain out of headquarters from 29-07-2023 to 06-08-2023. 


During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before 
proceeding on leave as aforementioned. 


Certified that if Shri Nimonkar, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been 
working on the same post. 


After deduction of the aforementioned leave, 208 days of earned leave are remaining in his leave account as 
on date. 


भाग 1 ] छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 1 दिसम्बर 2023 3097 


Bilaspur, the 7th October 2023 


No. 62/L.G./2023/N-2-25/2015.—Shri Prabodh Toppo, Judge, Family Court, Raigarh is hereby, granted 
commuted leave for 04 days from 08-08-2023 to 11-08-2023. 


During the period of commuted leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately 
before proceeding on leave as aforementioned. 


Certified that if Shri Toppo, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working 
on the same post. 


After deduction of the aforementioned leave, 328 days of half-pay-leave are remaining in his leave account 
as on date. 


Bilaspur, the 7th October 2023 


No. 63/L.G./2023/II-3-14/2003.—Shri Rakesh Bihari Ghore, the then Judge, Family Court, Surajpur is hereby, 
granted earned leave for 02 days from 27-07-2023 to 28-07-2023 along with permission to remain out of headquarters, 
earned leave for 04 days from 07-08-2023 to 10-08-2023 along with permission to remain out of headquarters, earned 
leave for 18 days from 21-08-2023 to 07-09-2023 along with permission to remain out of headquarters and earned 
leave for 03 days from 21-09-2023 to 23-09-2023 along with permission to remain out of headquarters after the Court 
hours of 20-09-2023 till before the Court hours of 25-09-2023. 


During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before 
proceeding on leave as aforementioned. 


Certified that if Shri Ghore, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working 
on the same post. 


After deduction of the aforementioned leave, 289 days of earned leave are remaining in his leave account as 
on date. 


Bilaspur, the 7th October 2023 


No. 64/L.G./2023/II-3-14/2014.—Ms. Sanghratna Bhatpahari, the then Judge, Family Court, Dantewara is 
hereby, granted earned leave for 04 days from 18-04-2023 to 21-04-2023 along with permission to remain out of 
headquarters after the Court hours of 17-04-2023 till before the Court hours of 24-04-2023, earned leave for 11 days 
from 30-06-2023 to 10-07-2023 along with permission to remain out of headquarters from 10.30 a.m. of 29-06-2023 
till 05.30 p.m. of 10-07-2023 and earned leave for 10 days from 13-07-2023 to 22-07-2023 along with permission to 
remain out of headquarters from the night of 08.30 p.m. of 12-07-2023 to 23-07-2023. 


During the period of earned leave, she shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before 
proceeding on leave as aforementioned. 


Certified that if Ms. Bhatpahari, had not proceeded on leave as aforementioned then she would have been 
working on the same post. 


After deduction of the aforementioned leave, 289 days of earned leave are remaining in her leave account as 
on date. 


3098 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 1 दिसम्बर 2023 [ भाग 1 


Bilaspur, the 7th October 2023 


No. 65/L.G./2023/H-3-40/2010.—Shri Vijay Kumar Hota, District & Sessions Judge, Dakshin Bastar 
(Dantewara) is hereby, granted earned leave for 06 days from 24-08-2023 to 29-08-2023 along with permission to 
remain out of headquarters from 24-08-2023 to 30-08-2023. 


During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before 
proceeding on leave as aforementioned. 


Certified that if Shri Hota, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working 
on the same post. 


After deduction of the aforementioned leave, 300+09 days of earned leave are remaining in his leave account 
as on date. 


Bilaspur, the 7th October 2023 


No. 66/L.G./2023/II-2-8/2021.—Shri Rajeev Kumar, Judge, Family Court, Bastar (Jagdalpur) is hereby, granted 
earned leave for 05 days from 11-09-2023 to 15-09-2023 along with permission to remain out of headquarters after 
completion of National Lok Adalat on 09-09-2023 till before the Court hours of 20-09-2023. 


During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before 
proceeding on leave as aforementioned. 


Certified that if Shri Rajeev Kumar, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been 
working on the same post. 


After deduction of the aforementioned leave, 65 days of earned leave are remaining in his leave account as 
on date. 


Bilaspur, the 7th October 2023 


No. 67/L.G./2023/N-3-7/2015.—Shri Santosh Sharma, Judge, Family Court, Surajpur is hereby, granted earned 
leave for 05 days from 19-09-2023 to 23-09-2023 along with permission to remain out of headquarters from the 
evening of 15-09-2023 till 10.00 a.m. of 25-09-2023. 


During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before 
proceeding on leave as aforementioned. 


Certified that if Shri Sharma, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been 
working on the same post. 


After deduction of the aforementioned leave, 210 days of earned leave are remaining in his leave account as 
on date. 


Bilaspur, the 7th October 2023 


No. 68/L.G./2023/II-3-18/2007.—Shri D.L. Katakwar, District & Sessions Judge, Korba is hereby, granted 
earned leave for 04 days from 20-09-2023 to 23-09-2023 along with permission to remain out of headquarters from 
16-09-2023 to 23-09-2023. 


During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before 
proceeding on leave as aforementioned. 


भाग 1 ] छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 1 दिसम्बर 2023 3099 


Certified that if Shri Katakwar, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been 
working on the same post. 


After deduction of the aforementioned leave, 300+02 days of earned leave are remaining in his leave account 
as on date. 


Bilaspur, the 7th October 2023 


No. 69/L.G./2023/1-2-3/2014.—Smt. Anita Dahariya, District & Sessions Judge, Jashpur is hereby, granted 
earned leave for 13 days from 14-08-2023 to 26-08-2023 along with permission to remain out of headquarters after the 
Court hours of 11-08-2023 till before the Court hours of 28-08-2023. 


During the period of earned leave, she shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before 
proceeding on leave as aforementioned. 


Certified that if Smt. Dahariya, had not proceeded on leave as aforementioned then she would have been 
working on the same post. 


After deduction of the aforementioned leave, 300+01 days of earned leave are remaining in her leave account 


as on date. 


By order of the High Court, 
AWADH KISHORE, Additional Registrar (ADMN.) 


